निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 936 ) 


28 कार्तिक 1936 ( AO ) 
पटना , बुधवार , 19 नवम्बर 2014 


गृह (विशेष ) विभाग 


अधिसूचना 

14 नवम्बर 2014 
सं0 ए /विविध(53) - 18 / 2012 - 10603 – वामपंथ उग्रवादियों के प्रत्यर्पण (Surrender ) - सह - पुनर्वासन ( Rehabili 
tation) योजना से संबंधित संकल्प सं0 - 2705 दिनांक 23.11.2001 में यह प्रावधान निहित था कि जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी, 
पुलिस अधीक्षक एवं विशेष शाखा के एक पदाधिकारी की एक स्क्रीनिंग समिति होगी जो प्रत्यर्पण करने वाले उग्रवादियों की पहचान कर 
उनके प्रत्यर्पण पर निर्णय लेगी । तत्पश्चात अनुशंसा के साथ प्रस्ताव राज्य स्तर पर गठित समिति को भेजी जायेगी । 

नये संकल्प सं0 11144 दिनांक 12.12.2013 में जिला स्तर पर स्क्रीनिंग समिति के गठन के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है । 
वामपंथ उग्रवादियों के प्रत्यर्पण - सह - पुनर्वासन के संबंध में जिला स्तर पर एक स्क्रीनिंग समिति की आवश्यकता महसूस की जा रही है । 
इसके लिए राज्य स्तर पर गठित पहचान - सह - पुनर्वासन समिति की अनुशंसा के आलोक में जिला स्तर पर उग्रवादियों के 
पहचान - सह - पुनर्वासन हेतु निम्न रुपेण स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाता है । 

जिला पदाधिकारी - अध्यक्ष 
पुलिस अधीक्षक - सदस्य 

विशेष शाखा के प्रतिनिधि – सदस्य । 
2. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

डॉ० परेश सक्सेना, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 936-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic . in 


